रजिस्ट्री सं० डी० -33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/99 


. 


- 


- . - 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 74 ] 
No. 74 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , मार्च 16 , 2013 / फाल्गुन 25 , 1934 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16 , 2013/PHALGUNA 25, 1934 


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 

( मुख्य कार्यालय ) 
___ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 मार्च, 2013 
फा . सं. सम्मे . 5 ( 2 ) / 2003 / असम / 28488. — कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 , इसके आगे “ योजना " के रूप में संदर्भित , 
के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप - अनुच्छेद (1 ) के अनुसार एवं भारत के राजपत्र, खंड III , भाग 4 में दिनांक 30 -5 -2009 , 
22 -9 - 2010 एवं 14- 2 - 2011 को प्रकाशित केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5 ( 2 ) 2003 / असम/3966 , 
दिनांक 20 - 5 - 2009 संख्या सम्मेलन 5 ( 2 ) 2003 / असम/19822 दिनांक 13 - 9 - 2010 एवं संख्या सम्मेलन 5 ( 2 ) 2003 / असम/ 35271 दिनांक 
21 -1 - 2011 का अधिक्रमण करते हुए , अध्यक्ष , केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ( कर्मचारी भविष्य निधि ) , एतद्द्वारा असम राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति 
( क . भ.नि . ) का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे यथा : 


क्रम संख्या 


सदस्य का नाम एवं पदनाम 


के रूप में नियुक्ति 
( संगत पैरा के अन्तर्गत ) 


(1 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 
आयुक्त एवं श्रम सचिव , 
असम सरकार , असम सचिवालय , दिसपुर , गवाहाटी - 6 
श्रम आयुक्त , असम , 
गोपीनाथ नगर , गुवाहाटी -16 
सचिव - सह - भविष्य निधि आयुक्त , 
ए. टी . पी. पी .एफ , निधि भवन , लालमति, गुवाहाटी - 29 
डॉ . बी . के. दास , 
अध्यक्ष , सी . आई. आई., असम राज्य परिषद , टेटनापीठ, 59 एम. जी. उजान 
बाजार , गुवाहाटी - 1 
श्री बी . पी . बख्शी , 
अध्यक्ष, अखिल भारतीय मैन्यूफैक्चरर्स आर्गनाईजेशन , लायन्स सेवा केन्द्र 
कॉम्प्लेक्स , माकुम रोड तिनसुकिया -786125 


अध्यक्ष 
[ अनुच्छेद 4( 1 )( क ) के अन्तर्गत ] 
सरकारी सदस्य 
[ अनुच्छेद 4 ( 1 )( ख ) के अन्तर्गत ] 
सरकारी सदस्य 
[ अनुच्छेद 4 (1 ) ( ख ) के अन्तर्गत 
नियोक्ताओं के प्रतिनिधि 
[ अनुच्छेद 4( 1 ) ( ग ) के अन्तर्गत ] 


नियोक्ताओं के प्रतिनिधि 
[ अनुच्छेद 4(1 )( ग ) के अन्तर्गत 


1132 GI/2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III--- SEC, 4 ] 


१० 


श्री हिरन्या बोराह , 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
पूर्व विधायक , महासचिव इंटक 

[ पैरा 4 ( 1) ( घ ) के अन्तर्गत 
द्वारा असम चाय कर्मचारी संघ ( केन्द्रीय कार्यालय ) ,डिब्रूगढ़ । 
श्री दिपांकर गोस्वामी , 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ , ( बी . एम . एस . ) , 

[ पैरा 4 ( 1) ( घ ) के अन्तर्गत ] 
असम राज्य इकाई क्वार्टर संख्या 787/ डी , बी. आर. पी .एल. टाउनशिप , 
धालीगांव, जिला चिरांग । 
श्री राजेन्द्र चामरिया , 

अतिरिक्त सदस्य 
उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , 

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि 
सीमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि ., मयूर गार्डन , 

[ पैरा 4 ( 1 ) परंतुक के अन्तर्गत ] 
द्वितीय तल, राजीव भवन के सामने , जी.एस. रोड , गुवाहाटी - 5 
श्री ओम प्रकाश गट्टानी, 

अतिरिक्त सदस्य 
गट्टानी बिस्कुट इन्डस्ट्रीज़ , गट्टानी भवन , राजामैदान रोड जोरहाट - 1 नियोक्ताओं के प्रतिनिधि 

[ पैरा 4 (1 ) परंतुक के अन्तर्गत 
श्री हर्ष भट्टाचार्जी , 

अतिरिक्त सदस्य 
निदेशक शंकरदेव नेत्रालय, गुवाहाटी । 

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि 

[ पैरा 4 ( 1 ) परंतुक के अन्तर्गत ] 
श्री कीर्ति नाथ , 

अतिरिक्त सदस्य 
आयोजन सचिव , ( इंटक ), द्वारा इंटक कार्यालय , डिब्रूगढ़ । 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 

[ पैरा 4 ( 1 ) परंतुक के अन्तर्गत 
श्री अजय दत्ता , 

अतिरिक्त सदस्य 
पूर्व विधायक , महासचिव , ( एच. एम. एस. ) , 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
हिन्द मजदूर सभा, पानबाजार , गुवाहाटी - 1 

[ पैरा 4 (1 ) परंतुक के अन्तर्गत ] 
.. श्री सुमर सिंह गौड़ , 

अतिरिक्त सदस्य 
सचिव , असम चाय मजदूर संघ, ( ए. सी .एम. एस. ) 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
के. सी. सेन रोड , गुवाहाटी , असम । 

[ पैरा 4 ( 1 ) परंतुक के अन्तर्गत ]. 
2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी , असम, क्षेत्रीय समिति ( क. भ.नि. ) असम राज्य के सचिव होंगे । 

3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में उनकी नियुक्ति अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्ष 
के लिए होगा । तथापि , प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारी राजपत्र में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति 
अधिसूचित नहीं हो जाती । 
4. यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा । 

अनिल स्वरूप , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 

[ विज्ञापन III /4/ असाधारण/105 /12 ] 


EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION 


(HEAD OFFICE ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th March , 2013 
F. No. Conf. 5 ( 2 ) 2003/ Assam /28488 . - In accordance with the provisions of Sub - paragraph (1 ) of paragraph 4 
read with paragraph 5 of the Employees Provident Fund Scheme 1952 , hereinafter referred to as " Scheme" , and in supersession 


( 471 III - CUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MALALA 


of the Notification No. Conf. 5 (2 ) 2003/Assam /3966 dated 20 -5 -2009, No . Conf. 5 ( 2) 2003/ Assam / 19822 dated 13 -9 -2010 , and 
No. Conf. 5 (2) 2003/Assam /35271 dated 21- 1- 2011 issued by the Central Provident Fund Commissioner,New Delhi, published 
in the Gazette of India, Part III , Section 4 on 30 -5 -2009 , 22- 9 -2010 and 14 -02 -2011, the Chairman , CentralBoard of Trustees, 
(EPF ) hereby constitutes the Regional Committee ( EPF) for the State ofAssam consisting of following persons, namely : 
SI. No . Name and Designation of the Member 

Appointment as 
(under relevant para ) 


(3) 


(2 ) 
Commissioner and Secy . Labour Govt . of Assam , 
Assam Secretariat, Dispur, Guwahati -6 . 
Labour Commissioner, Assam , 
Gopinath Nagar,Guwahati- 16 . 


Secretary - cum -PF Commissioner, ATPPF , 
NidhiBhawan , Lalmati,Guwahati -29 . 


Chairman 
[Under para 4(1)(a)] 
Official Members 
[Under para 4 (1 )(b )] 
OfficialMembers 
[Under para 4 (1)(b)] 
Employer s 
Representatives 
[Under para 4 ( 1)(c)] 
Employer s 
Representatives 
[Under para 4 ( 1)(c)] 


Dr. B . K . Das, 
Chairman , CII, Assam State Council, 1 
59, M .G Uzan Bazar,Guwahati - 1. 


Atnamith . 
CLUDIN 


Shri B . P. Bakshi, 
Chairman , All India Manufacturer s Organisation , 
Lions Seva Kendra Complex , 
Makum Road, Tinsukia -786125 . 
Shri Hiranya Borah , 
Ex-MLA , General Secretary, INTUC , 
C /o Assam Chah Karmachari Sangha ( Central 
Office ), Dibrugarh . 


Employees 
Representatives 
(Under para 4 (1Xd )] 


Shri Dipankar Goswami, 
President, Bharatiya Mazdoor Sangha , 
( BMS) Assam State Unit, Qtr .No. 787/D , 
BRPL Township, Dhaligaon , Dist. Chirang. 


Employees 
Representatives 
(Under para 4(1)(d )] 


Shri Rajendra Chamaria, 
Vice Chairman and Managing Director , 
CementManufacturing Co . Ltd .,Mayur Garden 
2nd Floor Opp . Rajiv Bhawan , 
G . S . Road , Guwahati-5 . 


AdditionalMember 
(Employers 
( Representatives) 
[under proviso to Para 4 ( 1) ] 


Shri Om Prakash Gattani, 
Gattani Biscuits Industries, 
Gattani Bhawan , Rajamaidan Road, Jorhat-1 
Shri Harsha Bhattacharjee , 
Director ofSankardev Netralaya , Guwahati. 


AdditionalMember 
[ Employers Representative ) 
[Under proviso to para 4 ( 1)] 
Additional Member 
[Employers Representative ] 
Under proviso to Para 4 ( 1 ) ] 


Shri KirtiNath , 
Organizing Secretary, (INTUC ), 
Clo INTUC Office, Dibrugarh . 


AdditionalMember 
(Employees 
Representatives) 
[Under proviso to para 4 (1) ] 
AdditionalMember 
[Employees Representatives] 
[Under proviso to para 4 ( 1) ] 


Shri Ajoy Dutta , 
Ex -MLA ,General Secretary , (HMS) , 
Hind Mazdoor Sabha, Panbazar, Guwahati- 1. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( Part III SEC . 4 ] 


13 . Shri Sumar Singh Gorh , 

Additional Member 
Secretary , Assam Cha Mazdoor Sangha , (ACMS), 

[ Employees Representatives 
K . C . Sen Road , Guwahati , Assam . 

[ Under proviso to para 4 ( 1)] 
2. The Regional Provident Fund Commissioner, In -Charge of Regional Office , Guwahati, Assam , shall be the 
Secretary ofthe Regional Committee ( EPF ) for the State of Assam . 

3. The term ofoffice of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing 
on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette. However, every member shall continue 
to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette . 
4 . This will come into force with immediate effect. 

ANIL SWARUP, Central Provident Fund Commissioner 

[ ADVT. 111/4/Exty./ 105/ 12] 


ni 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


